निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 728 ) पटना, सोमवार , 25 अक्तूबर 2010 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर 2010 
सं0 22 / नि०सि० (मुज0 ) - 6 - 9 / 09 / 1385 — श्री तेजप्रताप नारायण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता , 
महुआ प्रखण्ड ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हाजीपुर के विरुद्ध वर्ष 2002 - 03 में बाढ़ सुरक्षात्मक योजना से 
संबंधित कार्य में तकनीकी एवं वित्तीय अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0 - 709, दिनांक 30 अप्रील 2010 
द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय 
कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 

विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व दिनांक 17 अप्रील 2010 को श्री सिन्हा की मृत्यु हो गयी । इनकी 
मृत्यु के कारण उनके विरुद्ध चलायी जा रही विभागीय कार्यवाही को तकनीकी आधार पर समाप्त करने का निर्णय 
लिया गया है । 
सरकार का उक्त निर्णय स्व० सिन्हा की पत्नी श्रीमती मधु सिन्हा को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 728- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


